निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 409 ) 


3 ज्येष्ठ 1935 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 24 मई 2013 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

9 अप्रील 2013 
सं० 20 / पु० 6 – 34 / 2012 - 209 — बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम, 2008, 
बिहार राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार नियमावली, 2010 तथा बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं 
सूचना केन्द्र ( संशोधन ) नियमावली, 2012 में निहित प्रावधान के तहत पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय का गठन 
किया जाता है । 

2. बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में पूर्व से सृजित पुस्तकालय अधीक्षक का पद ही निदेशक , पुस्तकालय एवं 
सूचना केन्द्र निदेशालय के रूप में समपरिवर्तित हो जायेगा । बिहार शिक्षा सेवा के बेसिक ग्रेड के चलायमान पदों में से 
एक पद को सहायक निदेशक , पुस्तकालय निदेशालय के रूप में समपरिवर्तित किया जायेगा । वर्तमान पुस्तकालय 
अधीक्षक , बिहार के कार्यालय में सृजित वर्ग - 3 एवं वर्ग - 4 के पद ही निदेशालय के कर्मचारियों के पद माने जायेंगे । 

3. अध्यक्ष, बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार को मंत्री स्तर का दर्जा दिए जाने 
के क्रम में उन्हें देय सुविधाओं का भुगतान किया जाएगा । 

4. प्राधिकार के सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु वास्तविक यात्रा व्यय एवं 2000 / - प्रति बैठक मानदेय 
का भुगतान किया जायेगा । 

5. अधिसूचना निर्गत की तिथि से निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय 
एवं सूचना केन्द्र अधिनियम , 2008, बिहार राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार नियमावली, 2010 तथा बिहार 
राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र ( संशोधन ) नियमावली, 2012 में निहित प्रावधान के तहत अपने दायित्व 
एवं कर्त्तव्य का निर्वहन करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुनिल कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 409 - 571 + 3000 -डी०टी०पी० । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


